दो कहानियाँ 
घर जमाई 
और धिक्कार 


प्रेमचन्द 


घर जमाई और धिक्कार 


प्रेमचंद 


साँई ईपब्लिकेशंस 


सर्वाधिकार सुरक्षित । यह पुस्तक या इसका कोई भी भाग लेखक या प्रकाशक की लिखित 
अनुमति के बिना इलैक्ट्रॉनिक या यान्त्रिक (जिसमे फोटोकॉपी रिकार्डिंग भी सम्मिलित है ) 
विधि से या सूचना संग्रह तथा पुनः प्राप्ति -पद्धति ( रिट्रिवल) द्वारा किसी भी रूप में पुनः 
प्रकाशित अनूदित या संचारित नहीं किया जा सकता । 


- प्रकाशक 


घर जमाई और धिक्कार 


प्रेमचन्द 


© साँई ईपब्लिकेशंस 
प्रकाशक : साँई ईपब्लिकेशंस 


All rights reserved . No part of this materialmay be reproduced or transmitted 
in any form , or by any means electronic or mechanical, including photocopy , 
recording, or by any information storage and retrieval system without the 
written permission of the publisher, except for inclusion of brief quotations in 
a review. 


Publisher 


Ghar Jamai Aur Dhikkar 


By Premchand 


© Sai ePublications 


Published by : Sai ePublications 


Digital edition produced by Sai ePublications 


अनुक्रमणिका 


शीर्षक पृष्ठ 
सर्वाधिकार और अनुमतियाँ 


घर जमाई 


धिक्कार 
लेखक परिचय 


घर जमाई 


हरिधन जेठ की दुपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआँ 
उठता नजर आता था । छन - छन की आवाज भी आ रही थी । उसके दोनों साले उसके बाद 
आये और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आये और उसी तरह अंदर दाखिल हो 
गये ; पर हरिधन अंदर न जा सका । इधर एक महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा 
था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी , वह उसके पाँव में बेड़ियाँ - सी 
डाले हुए था । कल उसकी सास ही ने तो कहा , था , मेरा जी तुमसे भर गया , मैं तुम्हारी 
जिंदगी - भर का ठीका लिये बैठी हूँ क्या ? और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने 
उसके हृदय के टुकड़े-टुकड़े कर दिये थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही; पर एक बार तो 
उसके मुँह से न निकला , अम्माँ, तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो ! बैठी गट - गट सुनती 
रही । शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी । इस घर में वह कैसे जाय ? क्या फिर वही । 
गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए ? और आज इस घर में जीवन के दस साल गुजर 
जाने पर यह हाल हो रहा है । मैं किसी से कम काम करता हूँ ? दोनों साले मीठी नींद सो 
रहते हैं और मैं बैलों को सानी -पानी देता हूँ; छाँटी काटता हूँ । वहाँ सब लोग पल - पल पर 
चिलम पीते हैं , मैं आँखें बन्द किये अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घरवाले गाने 
बजाने चले जाते हैं , मैं घड़ी रात तक गाय -भैंसे दुहता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल 
रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता । उल्टे गालियाँ मिलती हैं । 
उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली - जरा इसे कुएँ से खींच लो । एक बूंद 
पानी नहीं है । 
हरिधन ने डोल लिया और कुएँ से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी , समझा 
अब खाने को बुलाने आवेगी ; मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गयी तो वहीं की हो रही । हरिधन 
थका- माँदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा - पड़ा सो गया । 
सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया । 
हरिधन ने पड़े-पड़े कहा - क्या है ? क्या पड़ा भी न रहने देगी या और पानी चाहिए । 
गुमानी कटु स्वर में बोली - गुर्राते क्या हो , खाने को तो बुलाने आयी हूँ। 
हरिधन ने देखा , उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किये चले आ रहे 
थे । उसकी देह में आग लग गयी । मेरी अब यह नौबत पहुँच गयी कि इन लोगों के साथ 
बैठकर खा भी नहीं सकता । ये लोग मालिक हैं । मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ । मैं 


इनका कुत्ता हूँ , जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज 
से दस साल पहले उसका कितना आदर - सत्कार होता था । साले गुलाम बने रहते थे। सास 
मुँह जोहती रहती थी । स्त्री पूजा करती थी । तब उसके पास रुपये थे, जायदाद थी । अब वह 
दरिद्र है, उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया । अब उसे रोटियों के भी 
लाले हैं । उसके जी में एक ज्वाला - सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों 
को भिगो - भिगोकर लगाये; पर जब्त करके रह गया । पड़े- पड़े बोला - मुझे भूख नहीं है । 
आज न खाऊँगा। 


गुमानी ने कहा - न खाओगे मेरी बला से, हाँ नहीं तो ! खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जायगा , 
कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जायगा । 
हरिधन का क्रोध आँसू बन गया । यह मेरी स्त्री है, जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में 
मिला दिया । मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते हैं । वह अब कहाँ जाय ! 
क्या करे ! 


उसकी सास आकर बोली - चलकर खा क्यों नहीं लेते जी , रूठते किस पर हो ? यहाँ तुम्हारे 
नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है । जो देते हो वह मत देना और क्या करोगे । तुमसे बेटी 
ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिखा है । 
हरिधन ने मर्माहत होकर कहा - हाँ अम्माँ, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था । अब मेरे 
पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठीका लोगी। जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ 
आता था । अब दरिद्र हूँ , तुम क्यों बात पूछोगी । 


बूढ़ी सास भी मुँह फुलाकर भीतर चली गयी । 


बच्चों के लिए बाप एक फालतू- सी चीज - एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने 
या बाबुओं के लिए मोहनभोग । माँ रोटी-दाल है। मोहनभोग उम्र - भर न मिले तो किसका 
नुकसान है; मगर एक दिन रोटी- दाल के दर्शन न हों , तो फिर देखिए , क्या हाल होता है । 
पिता के दर्शन कभी -कभी शाम - सबेरे हो जाते हैं , वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, 
कभी गोद में लेकर या उँगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है और बस , यही उसके कर्तव्य 
की इति है । वह परदेस चला जाय , बच्चे को परवाह नहीं होती; लेकिन माँ तो बच्चे का 
सर्वस्व है। बालक एक मिनिट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता । पिता कोई हो , 
उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने - कूदनेवाला आदमी होना चाहिए ; लेकिन माता तो 
अपनी ही होनी चाहिए , सोलहों आने अपनी ; वही रूप, वही रंग , वही प्यार, वही सब 
कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है, फिर वह शिव का 
नन्दी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजिमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का 


आज दस साल हुए देहांत हो गया था ; उस वक्त उसका विवाह हो चुका था । वह सोलह 
साल का कुमार था । पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ , मैं कितना निस्सहाय हूँ । जैसे उस 
पर उसका कोई अधिकार ही न रहा हो । बहनों के विवाह हो चुके थे। भाई कोई दूसरा न 
था । बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था । माँ के लिए रोता था ; पर माँ की परछाईं से 
डरता था । जिस कोठरी में उसने देह -त्याग किया था , उधर वह आँखें तक न उठाता । घर में 
एक बुआ थी , वह हरिधन का बहुत दुलार करती । हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता , काम 
भी कम करना पड़ता । बुआ बार- बार पूछती - बेटा ! कुछ खाओगे ? बाप भी अब उसे 
ज्यादा प्यार करता , उसके लिए अलग एक गाय मँगवा दी , कभी -कभी उसे कुछ पैसे दे देता 
कि जैसे चाहे खर्च करे । पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था ; जिसने उसकी आत्मा 
को आहत कर दिया था । यह दुलार और प्यार उसे बार -बार माँ की याद दिलाता । माँ की 
घुड़कियों में जो मजा था ; वह क्या इस दुलार में था ? माँ से माँगकर , लड़कर , ठुनककर , 
रूठकर लेने में जो आनन्द था , वह क्या इस भिक्षादान में था ? पहले वह स्वस्थ था , 
माँगकर खाता , लड़ - लड़कर खाता , अब वह बीमार था , अच्छे- से - अच्छे पदार्थ उसे दिये 
जाते थे; पर भूख न थी । 


साल - भर तक वह इस दशा में रहा । फिर दुनिया बदल गयी । एक नयी स्त्री जिसे लोग 
उसकी माता कहते थे, उसके घर में आयी और देखते- देखते एक काली घटा की तरह उसके 
संकुचित भूमंडल पर छा गयी - सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का परदा पड़ 
गया । हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की , कभी उसके पास गया तक नहीं। एक 
दिन घर से निकला और ससुराल चला आया । 


बाप ने बार - बार बुलाया ; पर उनके जीते - जी वह फिर उस घर में न गया । जिस दिन उसके 
पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ । उसकी आँखों से 
आँसू की एक बूंद भी न आयी । 
इस नये संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ-स्नेह का आनन्द मिला । उसकी 
सास ने ऋषि- वरदान की भाँति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया । 
मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गयी । सालियों की चुहल में , सास के स्नेह में , सालों के 
वाक्- विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएँ पूरी हो गयीं । सास 
कहती - बेटा , तुम इस घर को अपना ही समझो , तुम्हीं मेरी आँखों के तारे हो । वह उससे 
अपने लड़कों की , बहुओं की शिकायत करती । वह दिल में समझता था , सासजी मुझे अपने 
बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं । बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद 
को कूड़ा करके , रुपयों की थैली लिए हुए आ गया । अब उसका दूना आदर - सत्कार होने 
लगा । उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक 
कर दिया । अब तक उसे कभी -कभी घर की याद आ जाती थी । अब भूलकर भी उसकी याद 
न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था , जिसे भूल जाना ही उसके लिए 
अच्छा था । वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता , उसका मनोयोग , उसका 


परिश्रम देखकर गाँव के लोग दाँतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते , 
जिसे ऐसा दामाद मिल गया ; लेकिन ज्यों - ज्यों दिन गुजरते गये , उसका मान- सम्मान 
घटता गया । पहले देवता, फिर घर का आदमी , अंत में घर का दास हो गया । रोटियों में भी 
बाधा पड़ गयी । अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी । 
मरना पड़ता , तो उसे जरा भी शिकायत न होती । लेकिन जब देखता , और लोग मूंछों पर 
ताव दे रहे हैं , केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंत :स्तल से एक 
लम्बी , ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र पच्चीस ही साल की तो थी । इतनी उम्र इस 
घर में कैसे गुजरेगी ? और तो और , उसकी स्त्री ने भी आँखें फेर लीं । यह उस विपत्ति का । 
सबसे क्रूर दृश्य था । 


हरिधन तो उधर भूखा -प्यासा,चिंता -दाह में जल रहा था , इधर घर में सास जी और दोनों 
सालों में बातें हो रही थीं । गुमानी भी हाँ -में - हाँ मिलाती जाती थी । 


बड़े साले ने कहा - हम लोगों की बराबरी करते हैं । यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी 
जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है । दस साल हो गये। इतने दिनों में क्या दो -तीन 
हजार न हड़प गये होंगे ? 


छोटे साले बोले - मजूर हो तो आदमी घुड़के भी , डाँटे भी , अब इनसे कोई क्या कहे । न जाने 
इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं । अपने दिल में समझते होंगे , मैंने दो हजार रुपये नहीं 
दिये हैं ? यह नहीं समझते कि उनके दो हजार कब के उड़ चुके । सवा सेर तो एक जून को 
चाहिए । 
सास ने गंभीर भाव से कहा- बड़ी भारी खोराक है ! 
गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी । सुलगते हुए हृदय से बोली - निकम्मे आदमी 
को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है ? 


बड़े- खाने की कोई बात नहीं है । जिसकी जितनी भूख हो उतना खाय , लेकिन कुछ पैदा भी 
तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं ! 
छोटे - मैं तो एक दिन कह दूँगा , अब अपनी राह लीजिए, आपका करजा नहीं खाया है । 
गुमानी घरवालों की ऐसी -ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी । अगर वह 
बाहर से चार पैसे लाता , तो इस घर में उसका कितना मान - सम्मान होता, वह भी रानी 
बनकर रहती । न जाने क्यों , कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है । गुमानी की 
मनोवृत्तियाँ अभी तक बिलकुल बालपन की - सी थीं । उसका अपना कोई घर न था । उसी 


घर का हित - अहित उसके लिए भी प्रधान था । वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती , इस 
समस्या को उन्हीं आँखों से देखती जैसे उसके घरवाले देखते थे। सच तो , दो हजार रुपये में 
क्या किसी को मोल ले लेंगे ? दस साल में दो हजार होते ही क्या हैं । दो सौ ही तो साल भर 
के हुए । क्या दो आदमी साल भर में दो सौ भी न खायेंगे । फिर कपड़े- लत्ते, दूध - घी , सभी 
कुछ तो है । दस साल हो गये, एक पीतल का छल्ला नहीं बना । घर से निकलते तो जैसे 
इनके प्रान निकलते हैं । जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जनम - भर होती रहेगी । 
यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी , अब और बात है । बहू तो पहले ससुराल जाती है 
तो उसका कितना महातम होता है । उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं , गाँव-मुहल्ले 
की औरतें उसका मुँह देखने आती हैं और रुपये देती हैं । महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने 
को मिलता है, अच्छा पहनने को , कोई काम नहीं लिया जाता ; लेकिन छ: महीनों के बाद 
कोई उसकी बात भी नहीं पूछता, वह घर - भर की लौंडी हो जाती है । उनके घर में मेरी भी 
तो वही गति होती। फिर काहे का रोना। जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ, तो तुम्हारी 
भूल है , मजूर की और बात है । उसे आदमी डाँटता भी है, मारता भी है, जब चाहता है , 
रखता है, जब चाहता है,निकाल देता है । कसकर काम लेता है । यह नहीं कि जब जी में 
आया, कुछ काम किया , जब जी में आया, पड़कर सो रहे । 


हरिधन अभी पड़ा अंदर - ही -अंदर सुलग रहा था , कि दोनों साले बाहर आये और बड़े साहब 
बोले - भैया , उठो तीसरा पहर ढल गया , कब तक सोते रहोगे ? सारा खेत पड़ा हुआ है । 
हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला- क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है । 
दोनों साले हक्का - बक्का हो गये । जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली , हमेशा गुलामों की 
तरह हाथ बाँध हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो जाय , यह उनको 
चौंका देने के लिए काफी था । कुछ जवाब न सूझा । 
हरिधन ने देखा, इन दोनों के कदम उखड़ गये हैं . तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को 
न रोक सका । उसी ढंग से बोला - मेरी भी आँखें हैं । अंधा नहीं हूँ, न बहरा ही हूँ । छाती 
फाड़कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ; ऐसे गधे और कहीं होंगे ! 


अब बड़े साले भी गर्म पड़े- तुम्हें किसी ने यहाँ बाधैं तो नहीं रक्खा है । 


अबकी हरिधन लाजवाब हुआ। कोई बात न सूझी । 


बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा - अगर तुम यह चाहो कि जन्म - भर पाहुने बने रहो और 
तुम्हारा वैसा ही आदर - सत्कार होता रहे , तो यह हमारे वश की बात नहीं है। 


हरिधन ने आँखें निकालकर कहा- क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ ? 
बड़े - यह कौन कहता है ? 
हरिधन- तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाय ? 
बड़े- तुम खुद खाने नहीं गये। क्या कोई तुम्हारे मुँह में कौर डाल देता ? 
हरिधन ने ओठ चबाकर कहा- मैं खुद खाने नहीं गया कहते तुम्हें लाज नहीं आती ? 
नहीं आयी थी बहन तुम्हें बुलाने ? 
छोटे साले ने कहा - अम्माँ भी तो आयी थीं । तुमने कह दिया ,मुझे भूख नहीं है, तो क्या 
करतीं । 
सास भीतर से लपकी चली आ रही थी । यह बात सुनकर बोली - कितना कहकर हार गयी , 
कोई उठे न तो मैं क्या करूँ ? 


हरिधन ने विष , खून और आग से भरे हए स्वर में कहा - मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के 
लिए हूँ ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो ? 


बुढ़िया ने ऐंठकर कहा - तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे ? 


हरिधन परास्त हो गया । बुढ़िया ने एक ही वाक् -प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया । 
उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गयीं , आँखों की आग बुझ गयी , फड़कते हुए नथुने शांत हो 
गये । किसी आहत मनुष्य की भाँति वह जमीन पर गिर पड़ा । क्या तुम मेरे लड़कों की 
बराबरी करोगे ? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था , 
न हृदय का अंत था , न उस भाले का ! 


5 


सारे घर ने खाया ; पर हरिधन न उठा । सास ने मनाया , सालियों ने मनाया , ससुर ने 
मनाया , दोनों साले मनाकर थक गये । हरिधन न उठा; वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था । 
उसे उठाकर सबसे अलग कुएँ पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। 
रात भीग चुकी थी । अनंत प्रकाश में उज्ज्वल तारे बालकों की भाँति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई 
नाचता था , कोई उछलता था , कोई हँसता था , कोई आँखे भींचकर फिर खोल देता , कोई 
साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने 
कहाँ छिप जाता था । हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा 


करता था । उसकी बाल- स्मृतियाँ उन्हीं चमकीले तारों की भाँति प्रज्वलित हो गयी । वह 
अपना छोटा - सा घर, वह आम के बाग , जहाँ वह केरियाँ चुना करता था , वह मैदान जहाँ 
वह कबड्डी खेला करता था , सब उसे याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदय 
मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गयी। उन आँखों में कितनी करुणा थी , कितनी दया थी । उसे 
ऐसा जान पड़ा मानो माता आँखों में आँसू भरे , उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाये 
उसकी ओर चली आ रही है । वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया । ऐसा जान पड़ा 
मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है । वह रोने । 
लगा , फूट - फूटकर रोने लगा । उसी आत्म - सम्मोहित दशा में उसके मुँह से यह शब्द निकला , 
अम्मा , तुमने मुझे इतना भुला दिया । देखो , तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है ? 
कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता । क्या जहाँ तुम हो , वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है ? 
सहसा गुमानी ने आकर पुकारा - क्या सो गये तुम , नौज किसी को ऐसी राक्षसी नींद आये। 
चलकर खा क्यों नहीं लेते ? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे ? 
हरिधन उस कल्पना - जगत् से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया । वही कुएँ की जगत थी , वही फटा हुआ 
टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी , कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे ! 


हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकालकर बोला - भला तुम्हें मेरी सुध तो 
आयी । मैंने तो कह दिया था , मुझे भूख नहीं है । 
गुमानी - तो कै दिन न खाओगे ? 
अब इस घर का पानी भी न पीऊँगा, तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं ? 
दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी । बोली - कहाँ जा रहे हो । 
हरिधन ने मानो नशे में कहा- तुझे इससे क्या मतलब ? मेरे साथ चलेगी या नहीं ? फिर 
पीछे से न कहना , मुझसे कहा नहीं । 
गुमानी आपत्ति के भाव से बोली- तुम बताते क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हो ? 
तू मेरे साथ चलेगी या नहीं ? 
जब तक तुम बता न दोगे ,मैं नहीं जाऊँगी। 
तो मालूम हो गया , तू नहीं जाना चाहती । मुझे इतना ही पूछना था , नहीं अब तक मैं आधी 
दूर निकल गया होता । 
यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला । गुमानी पुकारती रही, सुन लो , सुन 


लो ; पर उसने पीछेफिर कर भी न देखा । 


तीस मील की मंजिल हरिधन ने पाँच घंटों में तय की । जब वह अपने गाँव की अमराइयों के 
सामने पहुँचा, तो उसकी मातृ - भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी । उन वृक्षों को 
देखकर उसकाविह्वल हृदय नाचने लगा । मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस 
तरह दौड़ा मानो एक छलाँग में उसके ऊपर जा पहुँचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था 
मानो उसकी माता गोद फैलाये उसे बुला रही हो । जब वह आमों के बाग में पहुँचा, जहाँ 
डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनन्द पाता था , जहाँ की कच्ची बेरों और 
लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था , तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुका कर रोने लगा , 
मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति - कथा सुना रहा हो । वहाँ की वायु में , वहाँ के प्रकाश 
में , मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही थी , वहाँ की अंगुल - अंगुल भूमि माता 
के पद -चिन्हों से पवित्र थी , माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज 
रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन - सी संजीवनी थी जिसने उसके शोर्कात्त 
हृदय को बालोत्साह से भर दिया । वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ 
तोड़कर खाने लगा । सास के वह कठोर शब्द , स्त्री का वह निष्ठुर आघात , वह सारा अपमान 
वह भूल गया । उसके पाँव फूल गये थे, तलवों में जलन हो रही थी ; पर इस आनन्द में उसे 
किसी बात का ध्यान न था । 


सहसा रखवाले ने पुकारा - वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे ? उतर अभी नहीं तो ऐसा पत्थर 
खींचकर मारूँगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे । 


उसने कई गालियाँ भी दीं । इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को 
अलौकिक आनंद मिल रहा था । वह डालियों में छिप गया , कई आम काट - काटकर नीचे 
गिराये, और जोर से ठट्ठा मारकर हँसा । ऐसी उल्लास से भरी हुई हँसी उसने बहुत दिन से 
न हँसी थी । 


रखवाले को वह हँसी परिचित - सी मालूम हुई । मगर हरिधन यहाँ कहाँ ? वह तो ससुराल 
की रोटियाँ तोड़ रहा है । कैसा हँसोड़ा था , कितना चिबिल्ला ! न जाने बेचारे का क्या हाल 
हुआ ? पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था । अब गाँव में ऐसा कौन है ? 
डाँटकर बोला - वहाँ बैठे- बैठे हँसोगे, तो आकर सारी हँसी निकाल दूंगा , नहीं सीधे से उतर 
आओ। 


वह गालियाँ देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी । सिर सहलाता हुआ 
बोला - यह कौन सैतान है ? नहीं मानता , ठहर तो , मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। 


उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया । देखा तो 
हरिधन बैठा मुसकिरा रहा है। चकित होकर बोला - अरे हरिधन ! तुम यहाँ कब आये ? इस 
पेड़ पर कब से बैठे हो ? 
दोनों बचपन सखा वहीं गले मिले । 
यहाँ कब आये ? चलो, घर चलो भले आदमी , क्या वहाँ आम भी मयस्सर न होते थे ? 
हरिधन ने मुस्किराकर कहा - मँगरू , इन आमों में जो स्वाद है, वह और कहीं के आमों में 
नहीं है। गाँव का क्या रंग-ढंग है ? 
मँगरू - सब चैनचान है भैया ! तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया । इस तरह कोई अपना 
गाँव - घर छोड़ देता है ? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गिरस्ती चौपट हो गयी । दो छोटे 
छोटे लड़के हैं , उनके किये क्या होता है ? 


हरिधन - मुझे अब उस गिरस्ती से क्या वास्ता है भाई ? मैं तो अपना ले- दे चुका । मजूरी तो 
मिलेगी न ? तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूँगा; मुझे खाने को दे देना । 
मँगरू ने अविश्वास के भाव से कहा- अरे भैया कैसी बात करते हो , तुम्हारे लिए जान तक 
हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे ? कोई चिंता नहीं। पहले तो तुम्हारा घर ही है । 
उसे सँभालो । छोटे- छोटे बच्चे हैं , उनको पालो । तुम नयी अम्माँ से नाहक डरते थे। बड़ी 
सीधी है बेचारी। बस , अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जायगी । अच्छा , 
घरवाली को भी तो लाओगे ? 
हरिधन- उसका अब मुँह न देदूंगा । मेरे लिए वह मर गयी । 
मँगरू - तो दूसरी सगाई हो जायगी। अबकी ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो - धोकर 
पिओगे; लेकिन कहीं पहली भी आ गयी तो ? 
हरिधन - वह न आयेगी । 


हरिधन अपने घर पहुँचा तो दोनों भाई, भैया आये ! भैया आये! कहकर भीतर दौड़े और 
माँ को खबर दी । 


उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी 
माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था । 
जहाँ पहले अभिमान था , आग्रह था , हेकड़ी थी , वहाँ अब निराशा थी , पराजय थी और 


याचना थी । बीमारी का जोर कम हो चला था ; अब उस पर मामूली दवा भी असर कर 
सकती थी , किले की दीवारें छिद चुकी थीं , अब उसमें घुस जाना असह्य न था । वही घर 
जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था , अब गोद फैलाये उसे आश्रय देने को तैयार था । 
हरिधन का निरवलंबन मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया । 
शाम को विमाता ने कहा - बेटा , तुम घर आ गये, हमारे धनभाग। अब इन बच्चों को पालो ; 
माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही । मुझे एक रोटी दे देना , खाकर एक कोने में 
पड़ी रहूँगी । तुम्हारी अम्माँ से मेरा बहन का नाता है। उस नाते से भी तो तुम मेरे लड़के 
होते हो ? 
हरिधन की मातृ -विह्वल आँखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए । घर के 
एक - एक कोने में मातृ - स्मृतियों की छटा चाँदनी की भाँति छिटकी हुई थी , विमाता का प्रौढ़ 
मुखमण्डल भी उसी छटा से रंजित था । 
दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला । उसके मुख पर उल्लास था और 
आँखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं ; आश्रयदाता था ; किसी के द्वार का भिक्षुक 
नहीं, घर का रक्षक था । 
एक दिन उसने सुना, गुमानी ने दूसरा घर कर लिया । माँ से बोला - तुमने सुना काकी ! 
गुमानी ने घर कर लिया । 
काकी ने कहा - घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है ? बिरादरी में ऐसा अंधेर ? पंचायत नहीं, 
अदालत तो है ? 


हरिधन ने कहा - नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ । ला , महाबीरजी को लडडू चढ़ा आऊँ । मैं तो 
डर रहा था , कहीं मेरे गले न आ पड़े । भगवान ने मेरी सुन ली । मैं वहाँ से यही ठानकर चला 
था , अब उसका मुँह न देखूगा । 


धिक्कार 


अनाथ और विधवा मानी के लिये जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा अवलंब न था । वह 
पाँच वर्ष की थी , जब पिता का देहांत हो गया । माता ने किसी तरह उसका पालन किया । 
सोलह वर्ष की अवस्था में मुहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया पर साल के 
अंदर ही माता और पति दोनों विदा हो गये । इस विपत्ति में उसे उपने चचा वंशीधर के 
सिवा और कोई नजर न आया , जो उसे आश्रय देता । वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया 
था , उससे यह आशा न हो सकती थी कि वहाँ वह शांति के साथ रह सकेगी पर वह सब 
कुछ सहने और सब कुछ करने को तैयार थी । वह गाली , झिड़की , मारपीट सब सह लेगी , 
कोई उस पर संदेह तो न करेगा , उस पर मिथ्या लांछन तो न लगेगा, शोहदों और लुच्चों से 
तो उसकी रक्षा होगी । वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई । मानी की याचना को 
अस्वीकार न कर सके । 
लेकिन दो चार महीने में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक उसका 
निबाह न होगा। वह घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश रखने की 
कोशिश करती पर न जाने क्यों चचा और चची दोनों उससे जलते रहते । उसके आते ही 
महरी अलग कर दी गयी । नहलाने - धुलाने के लिये एक लौंडा था उसे भी जवाब दे दिया 
गया पर मानी से इतना उबार होने पर भी चचा और चची न जाने क्यो उससे मुँह फुलाये 
रहते । कभी चचा घुड़कियाँ जमाते, कभी चची कोसती , यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन 
ललिता भी बात -बात पर उसे गालियाँ देती । घर - भर में केवल उसके चचेरे भाई गोकुल ही 
को उससे सहानुभूति थी । उसी की बातों में कुछ स्नेह का परिचय मिलता था । वह उपनी 
माता का स्वभाव जानता था । अगर वह उसे समझाने की चेष्टा करता , या खुल्लमखुल्ला 
मानी का पक्ष लेता, तो मानी को एक घड़ी घर में रहना कठिन हो जाता , इसलिये उसकी 
सहानुभूति मानी ही को दिलासा देने तक रह जाती थी । वह कहता - बहन , मुझे कहीं नौकर 
हो जाने दो , फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जायगा। तब देखूगा , कौन तुम्हें तिरछी आँखों से 
देखता है। जब तक पढ़ता हूँ , तभी तक तुम्हारे बुरे दिन हैं । मानी ये स्नेह में डूबी हुई बात 
सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोआँ-रोआँ गोकुल को आशीर्वाद देने लगता । 


आज ललिता का विवाह है। सबेरे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया है। गहनों की 
झनकार से घर गूंज रहा है। मानी भी मेहमानों को देख -देखकर खुश हो रही है। उसकी देह 
पर कोई आभूषण नहीं है और न उसे सुंदर कपड़े ही दिये गये हैं , फिर भी उसका मुख प्रसन्न 


आधी रात हो गयी थी । विवाह का मुहूर्त निकट आ गया था । जनवासे से चढ़ावे की चीजें 
आयीं । सभी औरतें उत्सुक हो -होकर उन चीजों को देखने लगीं । ललिता को आभूषण 
पहिनाये जाने लगे । मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर वधू को देखे । अभी कल जो 
बालिका थी , उसे आज वधू वेश में देखने की इच्छा न रोक सकी । वह मुस्कराती हुई कमरे 
में घुसी। सहसा उसकी चाची ने झिड़ककर कहा - तुझे यहाँ किसने बुलाया था , निकल जा 
यहाँ से । 


मानी ने बड़ी - बड़ी यातनाएँ सही थीं , पर आज की वह झिड़की उसके हृदय में बाण की 
तरह चुभ गयी । उसका मन उसे धिक्कारने लगा । तेरे छिछोरेपन का यही पुरस्कार है । यहाँ 
सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत थी । वह खिसियाई हुई कमरे से निकली 
और एकांत में बैठकर रोने के लिये ऊपर जाने लगी । सहसा जीने पर उसकी इंद्रनाथ से 
मुठभेड़ हो गयी । इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था । वह भी न्यौते में आया 
हुआ था । इस वक्त गोकुल को खोजने के लिये ऊपर आया था । मानी को वह दो - बार देख 
चुका था और यह भी जानता था कि यहाँ उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है । चाची 
की बातों की भनक उसके कान में भी पड़ गयी थी । मानी को ऊपर जाते देखकर वह उसके 
चित्त का भाव समझ गया और उसे सांत्वना देने के लिये ऊपर आया, मगर दरवाजा भीतर 
से बंद था । उसने किवाड़ की दरार से भीतर झाँका । मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी । 


उसने धीरे से कहा- मानी , द्वार खोल दो । 
मानी उसकी आवाज सुनकर कोने में छिप गयी और गंभीर स्वर में बोली- क्या काम है ? 
इंद्रनाथ ने गद्गद् स्वर में कहा- तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ मानी, खोल दो । 
यह स्नेह में डूबा हुआ हुआ विनय मानी के लिये अभूतपूर्व था । इस निर्दय संसार में कोई 
उससे ऐसे विनती भी कर सकता है, इसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी । मानी ने 
काँपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया । इंद्रनाथ झपटकर कमरे में घुसा , देखा कि छत से पंखे 
के कड़े से एक रस्सी लटक रही है। उसका हृदय काँप उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू 
निकालकर रस्सी काट दी और बोला - क्या करने जा रही थी मानी ? जानती हो , इस 
अपराध का क्या दंड है ? 


मानी ने गर्दन झुकाकर कहा - इस दंड से कोई और दंड कठोर हो सकता है ? जिसकी सूरत से 
लोगों को घृणा है, उसे मरने के लिये भी अगर कठोर दंड दिया जाय , तो मैं यही कहूँगी कि 
ईश्वर के दरबार में न्याय का नाम भी नहीं है । तुम मेरी दशा का अनुभव नहीं कर सकते । 
इंद्रनाथ की आँखें सजल हो गयीं । मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था । 
बोला - सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी। अगर तुम यह समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा 
कोई नहीं है, तो यह तुम्हारा भ्रम है। संसार में कम - से -कम एक मनुष्य ऐसा है, जिसे तुम्हारे 
प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं । 


सहसा गोकुल आता हआ दिखाई दिया । मानी कमरे से निकल गयी । इंद्रनाथ के शब्दों ने 
उसके मन में एक तूफान - सा उठा दिया । उसका क्या आशय है, यह उसकी समझ में न 
आया । फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था । उसके अंधकारमय 
जीवन में एक प्रकाश का उदय हो गया । 


3 


इंद्रनाथ को वहाँ बैठे और मानी को कमरे से जाते देखकर गोकुल को कुछ खटक गया । 
उसकी त्योरियाँ बदल गयीं । कठोर स्वर में बोला - तुम यहाँ कब आये ? 
इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा- तुम्हीं को खोजता हुआ यहाँ आया था । तुम यहाँ न 
मिले तो नीचे लौटा जा रहा था , अगर चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें यह कमरा बंद 
मिलता और पंखे के कड़े में एक लाश लटकती हुई नजर आती। 
गोकुल ने समझा, यह अपने अपराध के छिपाने के लिये कोई बहाना निकाल रहा है। तीव्र 
कंठ से बोला - तुम यह विश्वासघात करोगे ,मुझे ऐसी आशा न थी । 


इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया । वह आवेश में खड़ा हो गया और बोला- न मुझे यह आशा 
थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लांछन रख दोगे। मुझे न मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच 
और कुटिल समझते हो । मानी तुम्हारे लिये तिरस्कार की वस्तु हो , मेरे लिये वह श्रद्धा की 
वस्तु है और रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानी 
मेरे लिये उससे कहीं पवित्र है, जितनी तुम समझते हो । मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त 
तुमसे ये बातें कहूँ । इसके लिये और अनूकूल परिस्थितियों की राह देख रहा था , लेकिन 
मुआमला आ पड़ने पर कहना ही पड़ रहा है । मैं यह तो जानता था कि मानी का तुम्हारे घर 
में कोई आदर नहीं, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो , यह आज 
तुम्हारी माताजी की बातें सुनकर मालूम हुआ। केवल इतनी- सी बात के लिये वह चढ़ावे के 
गहने देखने चली गयी थी , तुम्हारी माता ने उसे इस बुरी तरह झिड़का , जैसे कोई कुत्ते को 
भी न झिड़केगा। तुम कहोगे , इसमें मैं क्या करूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ । जिस घर में एक 
अनाथ स्त्री पर इतना अत्याचार हो , उस घर का पानी पीना भी हराम है । अगर तुमने । 
अपनी माता को पहले ही दिन समझा दिया होता , तो आज यह नौबत न आती । तुम इस 
इल्जाम से नहीं बच सकते । तुम्हारे घर में आज उत्सव है, मैं तुम्हारे माता-पिता से कुछ 
बातचीत नहीं कर सकता , लेकिन तुमसे कहने में संकोच नहीं है कि मानी को को मैं अपनी 
जीवन सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूगा। मैंने समझा था , अपना कोई ठिकाना । 
करके तब यह प्रस्ताव करूँगा पर मुझे भय है कि और विलंब करने में शायद मानी से हाथ 
धोना पड़े, इसलिये तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिये मैं आज ही 
यह प्रस्ताव किये देता हूँ । 


गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी न हुई थी । उस पर ऐसा संदेह करके वह 


बहुत ही लज्जित हुआ। उसने यह अनुभव भी किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में 
तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हुआ हूँ । यह केवल कायरता थी और कुछ नहीं। कुछ 
झेंपता हुआ बोला - अगर अम्माँ ने मानी को इस बात पर झिड़का तो वह उनकी मूर्खता है । 
मैं उनसे अवसर मिलते ही पूलूंगा । 


इंद्रनाथ - अब पूछने -पाछने का समय निकल गया । मैं चाहता हूँ कि तुम मानी से इस विषय 
में सलाह करके मुझे बतला दो । मैं नहीं चाहता कि अब वह यहाँ क्षण- भर भी रहे । मुझे । 
आज मालूम हुआ कि वह गर्विणी प्रकृति की स्त्री है और सच पूछो तो मैं उसके स्वभाव पर 
मुग्ध हो गया हूँ । ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती । 


गोकुल ने डरते -डरते कहा- लेकिन तुम्हें मालूम है, वह विधवा है ? 


जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते देखते हैं , तो हम अपनी सारी बुराइयाँ 
उसके सामने खोलकर रख देते हैं । हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी इस कृपा के 
सर्वथा योग्य नहीं हैं । 


इंद्रनाथ ने मुस्कराकर कहा - जानता हूँ, सुन चुका हूँ और इसीलिये तुम्हारे बाबूजी से कुछ 
कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन न जानता तो भी इसका मेरे निश्चय पर 
कोई असर न पड़ता । मानी विधवा ही नहीं , अछूत हो , उससे भी गयी - बीती अगर कुछ हो 
सकती है, वह भी हो , फिर भी मेरे लिये वह रमणी -रत्न, है । हम छोटे - छोटे कामों के लिये 
तजुर्बेकार आदमी खोजते हैं , जिसके साथ हमें जीवन -यात्रा करनी है , उसमें तजुर्बे का होना 
ऐब समझते हैं । मैं न्याय का गला घोटनेवालों में नहीं हूँ । विपत्ति से बढ़कर तजुर्बासिखाने 
वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला । जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली , उसके । 
हाथों में हम निश्चिंत होकर जीवन की बागडोर दे सकते हैं । किसी रमणी का विधवा होना 
मेरी आँखों में दोष नहीं, गुण है । । 
गोकुल ने पूछा- लेकिन तुम्हारे घर के लोग ? 


इंद्रनाथ ने प्रसन्न होकर कहा - मैं अपने घरवालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि इस 
विषय में आपत्ति करें ; लेकिन वे आपत्ति करें भी तो मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में ही 
रखना पसंद करता हूँ। मेरे बड़ों को मुझपर अनेकों अधिकार हैं । बहुत - सी बातों में मैं उनकी 
इच्छा को कानून समझता हूँ , लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिये शुभ 
समझता हूँ, उसमें मैं किसी से दबना नहीं चाहता। मैं इस गर्व का आनंद उठाना चाहता हूँ 
कि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूँ । 
गोकुल ने कुछ शंकित होकर कहा- और अगर मानी न मंजूर करे ? 
इंद्रनाथ को यह शंका बिल्कुल निर्मूल जान पड़ी। बोले - तुम इस समय बच्चों की - सी बात कर 


रहे हो गोकुल । यह मानी हई बात है कि मानी आसानी से मंजूर न करेगी। वह इस घर में 
ठोकरें खायेगी , झिड़कियाँ सहेगी , गालियाँ सुनेगी , पर इसी घर में रहेगी । युगों के संस्कारों 
को मिटा देना आसान नहीं है, लेकिन हमें उसको राजी करना पड़ेगा । उसके मन से संचित 
संस्कारों को निकालना पड़ेगा । मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ । मेरा खयाल है 
कि पतिव्रत का अलौकिक आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है और हमें बहुत सोच - समझकर 
उस पर आघात करना चाहिए । लेकिन मानी के विषय में यह बात नहीं उठती । प्रेम और 
भक्ति नाम से नहीं, व्यक्ति से होती है। जिस पुरूष की उसने सूरत भी नहीं देखी , उससे उसे 
प्रेम नहीं हो सकता। केवल रस्म की बात है । इस आडंबर की , इस दिखावे की , हमें परवाह 
नहीं करनी चाहिए । देखो, शायद कोई तुम्हें बुला रहा है । मैं भी जा रहा हूँ । दो - तीन दिन में 
फिर मिलूँगा, मगर ऐसा न हो कि तुम संकोच में पड़कर सोचते -विचारते रह जाओ और 
दिन निकलते चले जायें । 


गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा - मैं परसों खुद ही आऊँगा । 


A 


बारात विदा हो गयी थी । मेहमान भी रूखसत हो गये थे। रात के नौ बज गये थे। विवाह के 
बाद की नींद मशहूर है। घर के सभी लोग सरेशाम से सो रहे थे। कोई चारपाई पर, कोई 
तख्त पर , कोई जमीन पर , जिसे जहाँ जगह मिल गयी , वहीं सो रहा था । केवल मानी घर 
की देखभाल कर रही थी और ऊपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पढ़ रहा था । 
सहसा गोकुल ने पुकारा - मानी, एक ग्लास ठंडा पानी तो लाना, प्यास लगी है । 
मानी पानी लेकर ऊपर गयी और मेज पर पानी रखकर लौटना ही चाहती थी कि गोकुल ने 
कहा- जरा ठहरो मानी , तुमसे कुछ कहना है। 
मानी ने कहा- अभी फुरसत नहीं है भाई, सारा घर सो रहा है । कहीं कोई घुस आये तो 
लोटा -थाली भी न बचे। 


गोकुल ने कहा - घुस आने दो , मैं तुम्हारी जगह होता , तो चोरों से मिलकर चोरी करवा 
देता । मुझे इसी वक्त इंद्रनाथ से मिलना है। मैंने उससे आज मिलने का वचन दिया है- देखो 
संकोच मत करना , जो बात पूछ रहा हूँ, उसका जल्द उत्तर देना । देर होगी तो वह 
घबरायेगा । इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है, यह तुम जानती हो न ? 
मानी ने मुँह फेरकर कहा- यही बात कहने के लियेमुझे बुलाया था ? मैं कुछ नहीं जानती । 
गोकुल - खैर , यह वह जाने और तुम जानो। वह तुमसे विवाह करना चाहता है। वैदिक रीति 
से विवाह होगा । तुम्हें स्वीकार है ? 


मानी की गर्दन शर्म से झुक गयी। वह कुछ जवाब न दे सकी । 
गोकुल ने फिर कहा - दादा और अम्माँ से यह बात नहीं कही गयी , इसका कारण तुम 
जानती ही हो । वह तुम्हें घुड़कियाँ दे- देकर जला - जलाकर चाहे मार डालें , पर विवाह 
करने की सम्मति कभी नहीं देंगे। इससे उनकी नाक कट जायेगी , इसलिये अब इसका 
निर्णय तुम्हारे ही ऊपर है। मैं तो समझता हूँ , तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए । इंद्रनाथ 
तुमसे प्रेम करता ही है, यों भी निष्कलंक चरित्र का आदमी और बला का दिलेर है । भय तो 
उसे छू ही नहीं गया । तुम्हें सुखी देखकर मुझे सच्चा आनंद होगा । 
मानी के हृदय में एक वेग उठ रहा था , मगर मुँह से आवाज न निकली । 
गोकुल ने अबकी खीझकर कहा- देखो मानी, यह चुप रहने का समय नहीं है। क्या सोचती 
हो ? 


मानी ने काँपते स्वर में कहा- हाँ । 
गोकुल के हृदय का बोझ हल्का हो गया । मुस्कराने लगा । मानी शर्म के मारे वहाँ से भाग 
गयी । 


शाम को गोकल ने अपनी माँ से कहा - अम्माँ, इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है । उसकी 
माता अकेली घबड़ा रही थी कि कैसे सब काम होगा, मैंने कहा , मैं मानी को कल भेज दूंगा । 
तुम्हारी आज्ञा हो , तो मानी का पहुँचा दूं। कल - परसों तक चली आयेगी । 


मानी उसी वक्त वहाँ आ गयी , गोकुल ने उसकी ओर कनखियों से ताका । मानी लज्जा से गड़ 
गयी । भागने का रास्ता न मिला । 
माँ ने कहा- मुझसे क्या पूछते हो , वह जाय , तो ले जाओ। 
गोकुल ने मानी से कहा- कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है । 
मानी ने आपत्ति की - मेरा जी अच्छा नहीं है ,मैं न जाऊँगी । 
गोकुल की माँ ने कहा- चली क्यों नहीं जाती, क्यार वहाँ कोई पहाड़ खोदना है? 


मानी एक सफेद साड़ी पहनकर ताँगे पर बैठी , तो उसका हृदय काँप रहा था और बार - बार 
आँखों में आँसू भर आते थे। उसका हृदय बैठा जाता था , मानों नदी में डुबने जा रही हो । 


ताँगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा- भैया , मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है। 
घर चलो , तुम्हारे पैर पड़ती हूँ । 
गोकुल ने कहा- तू पागल है। वहाँ सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो। 
मानी-मेरा मन कहता है, कोई अनिष्ट होने वाला है। 
गोकुल - और मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है। 
मानी- दस -पाँच दिन ठहर क्यों नहीं जाते ? कह देना , मानी बीमार है । 
गोकुल - पागलों की - सी बातें न करो । 
मानी- लोग कितना हँसेंगे। 
गोकुल - मैं शुभ कार्य में किसी की हँसी की परवाह नहीं करता । 
मानी- अम्माँ तुम्हें घर में घुसने न देंगी । मेरे कारण तुम्हें भी झिड़कियाँ मिलेंगी । 
गोकुल - इसकी कोई परवाह नहीं है। उनकी तो यह आदत ही है । 
ताँगा पहुँच गया। इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थीं । उन्होंने आकर वधू को उतारा 
और भीतर ले गयीं । 


गोकुल वहाँ से घर चला तो ग्यारह बज रहे थे । एक ओर तो शुभ कार्य के पूरा करने का 
आनंद था , दूसरी ओर भय था कि कल मानी न जायगी, तो लोगों को क्या जवाब दूंगा । 
उसने निश्चय किया, चलकर साफ- साफ कह दूँ। छिपाना व्यर्थ है । आज नहीं कल , कल नहीं 
परसों तो सब -कुछ कहना ही पड़ेगा । आज ही क्यों न कह दूँ। 


यह निश्चय करके वह घर में दाखिल हुआ । 
माता ने किवाड़ खोलते हुए कहा- इतनी रात तक क्या करने लगे ? उसे भी क्यों न लेते 
आये? कल सवेरे चौका - बर्तन कौन करेगा ? 
गोकुल ने सिर झुकाकर कहा - वह तो अब शायद लौटकर न आये अम्माँ, उसके वहीं रहने 
का प्रबंध हो गया है । 


माता ने आँखें फाड़कर कहा - क्या बकता है, भला वह वहाँ कैसे रहेगी ? 
गोकुल - इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। 
माता मानो आकाश से गिर पड़ी । उन्हें कुछ सुध न रही कि मेरे मुँह से क्या निकल रहा है, 
कुलांगार, भड़वा, हरामजादा , न जाने क्या - क्या कहा । यहाँ तक कि गोकुल का धैर्य 
चरमसीमा का उल्लंघन कर गया । उसका मुँह लाल हो गया , त्योरियाँ चढ़ गयी , बोला 
अम्माँ , बस करो। अब मुझमें इससे ज्यादा सुनने की सामर्थ्य नहीं है । अगर मैंने कोई 
अनुचित कर्म किया होता, तो आपकी जूतियाँ खाकर भी सिर न उठाता , मगर मैंने कोई 
अनुचित कर्म नहीं किया । मैंने वही किया जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हर एक 
भले आदमी को करना चाहिए । तुम मूर्खा हो , तुम्हें नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है । 
इसीलिये अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियाँ सुनी। तुमने , और मुझे दु: ख के साथ 
कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी , मानी के जीवन को नारकीय बना रखा था । तुमने उसे 
ऐसी - ऐसी ताड़नाएँ दी , जो कोई अपने शत्रु को भी न देगा । इसीलिये न कि वह तुम्हारी 
आश्रित थी ? इसीलिये न कि वह अनाथिनी थी ? अब वह तुम्हारी गालियाँ खाने न आवेगी । 
जिस दिन तुम्हारे घर विवाह का उत्सव हो रहा था , तुम्हारे ही एक कठोर वाक्य से आहत 
होकर वह आत्महत्या करने जा रही थी । इंद्रनाथ उस समय ऊपर न पहुँच जाते तो आज 
हम , तुम , सारा घर हवालात में बैठा होता । 


माता ने आँखें मटकाकर कहा - आहा ! कितने सपूत बेटे हो तुम , कि सारे घर को संकट से 
बचा लिया । क्यों न हो ! अभी बहन की बारी है । कुछ दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले 
में बांध आना । फिर तुम्हारी चाँदी हो जायगी । यह रोजगार सबसे अच्छा है । पढ़ लिखकर 
क्या करोगे? 
गोकुल मर्म -वेदना से तिलमिला उठा । व्यथित कंठ से बोला- ईश्वर न करे कि कोई बालक 
तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले । तुम्हारा मुँह देखना भी पाप है । 


यह कहता हुआ वह घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ । 
जोर के झोंके चल रहे थे, पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि साँस लेने के लिये हवा नहीं 


एक सप्ताह बीत गया पर गोकुल का कहीं पता नहीं। इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल 
गयी थी । वह वहाँ चला गया था । वहाँ रहने का प्रबंध करके वह अपनी माता को तार देगा 
और तब सास और बहू वहाँ चली जायेगी । वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ 
के घर छिपा होगा , पर जब वहाँ पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोज - पूछ शुरू की । 
जितने मिलने वाले , मित्र , स्नेही, संबंधी थे, सभी के घर गये , पर सब जगह से साफ जवाब 


पाया । दिन - भर दौड़ - धूप कर शाम को घर आते, तो स्त्री को आड़े हाथों लेते - और कोसो 
लड़के को , पानी पी -पीकर कोसो। न जाने तुम्हें कभी बुद्धि आयेगी भी या नहीं । गयी थी 
चुडैल , जाने देती । एक बोझ सिर से टला । एक महरी रख लो , काम चल जायगा। जब वह न 
थी , तो घर क्या भूखों मरता था ? विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर तो हो रहे हैं , यह कोई 
अनहोनी बात नहीं है। हमारे बस की बात होती , तो विधवा -विवाह के पक्षपातियों को देश 
से निकाल देते , शाप देकर जला देते , लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं। फिर तुमसे इतना 
भी न हो सका कि मुझसे तो पूछ लेतीं । मैं जो उचित समझता , करता । क्या तुमने समझा । 
था , मैं दफ्तर से लौटकर आऊँगा ही नहीं, वहीं मेरी अंत्येष्टि हो जायगी । बस , लड़के पर टूट 
पड़ीं । अब रोओ, खूब दिल खोलकर । 


संध्या हो गयी थी । वंशीधर स्त्री को फटकारें सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। 
रह - रहकर मानी पर क्रोध आता था । इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ। न 
जाने किस बुरी साइत में आयी कि घर को मिटाकर छोड़ा । वह न आयी होती, तो आज 
क्यों यह बुरे दिन देखने पड़ते । कितना होनहार , कितना प्रतिभाशाली लड़का था । न जाने 
कहाँ गया ? 
एकाएक एक बुढ़िया उनके समीप आयी और बोली - बाबू साहब , यह खत लायी हूँ। ले 
लीजिए। 


वंशीधर ने लपककर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया , उनकी छाती आशा से धक - धक करने 
लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा होगा । अंधेरे में कुछ न सुझा । पूछा - कहाँ से आयी है ? 
बुढ़िया ने कहा- वह जो बाबू हुसनेगंज में रहते हैं , जो बंबई में नौकर हैं , उन्हीं की बहू ने 
भेजा है । 
वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। मानी का खत था । लिखा था 


पूज्य चाचाजी , अभागिनी मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। 


मुझे यह सुनकर अत्यंत दु: ख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गये और अब तक उनका पता 
नहीं है । मैं ही इसका कारण हूँ । यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था वह भी लग गया । मेरे 
कारण आपको इतना शोक हुआ , इसका मुझे बहुत दु: ख है, मगर भैया आवेंगे अवश्य, 
इसका मुझे विश्वास है। मैं इसी नौ बजे वाली गाड़ी से बंबई जा रही हूँ । मुझसे जो कुछ 
अपराध हुआ है, उसे क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा । मेरी ईश्वर से 
यही प्रार्थना है कि शीघ्र ही गोकुल भैया सकुशल घर लौट आवें । ईश्वर की इच्छा हुई तो 
भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूँगी। 
वंशीधर ने पत्र को फाड़कर पुर्जे- पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो आठ बज रहे थे। तुरंत 


कपड़े पहने, सड़क पर आकर एक्का किया और स्टेशन चले । 


बंबई मेल प्लेटफार्म पर खड़ी थी । मुसाफिरों में भगदड़ मची हई थी । खोमचे वालों की 
चीख- पुकार से कान में पड़ी आवाज न सुनाई देती थी । गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी । 
मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थीं । मानी सजल नेत्रों से सामने ताक 
रही थी । अतीत चाहे दुःखद ही क्यों न हो , उसकी स्मृतियाँ मधुर होती हैं । मानी आज बुरे 
दिनों को स्मरण करके दु: खी हो रही थी । गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी । चाचाजी 
आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती । कभी - कभी बिगड़ते थे तो क्या , उसके भले ही के लिये 
तो डाँटते थे। वह आवेंगे नहीं । अब तो गाड़ी छटने में थोड़ी ही देर है । कैसे आवें , समाज में 
हलचल न मच जायगी। भगवान की इच्छा होगी, तो अबकी जब यहाँ आऊँगी, तो जरूर 
उनके दर्शन करूँगी । 


एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गयी 
और चाचाजी की ओर बढ़ी । चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गये और आँखें 
निकालकर बोले- मुझे मत छू, दूर रह, अभगिनी कहीं की । मुँह में कालिख लगाकर मुझे पत्र 
लिखती है। तुझे मौत भी नहीं आती । तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया । आज तक गोकुल 
का पता नहीं है । तेरे कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने 
को बैठी है। तेरे लिये क्या गंगा में पानी नहीं है ? मैं तुझे ऐसी कुलटा , ऐसी हरजाई 
समझता , तो पहले दिन ही तेरा गला घोंट देता । अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है । 
तेरे जैसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है, पृथ्वी का बोझ कम हो जायगा । 
प्लेटफार्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गयी थी और वंशीधर निर्लज भाव से 
गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में न आता था , क्या माजरा है, पर मन से 
सब लाला को धिक्कार रहे थे। 
मानी पाषाण - मूर्ति के सामान खड़ी थी , मानो वहीं जम गयी हो । उसका सारा अभिमान 
चूर - चूर हो गया । ऐसा जी चाहता था , धरती फट जाय और मैं समा जाऊँ , कोई वज्र 
गिरकर उसके जीवन - अधम जीवन - का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी 
उतर गया । उसकी आँखों से पानी की एक बूंद भी न निकली , हृदय में आँसू न थे। उसकी 
जगह एक दावानल - सा दहक रहा था , जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता 
था । संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा ! 


सास ने पुकारा - बहू, अंदर आ जाओ। 


गाड़ी चली तो माता ने कहा- ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था 
कि उसका मुँह नोच लूँ । 
मानी ने सिर ऊपर न उठाया । 
माता फिर बोली - न जाने इन सड़ियलों को बुद्धि कब आयेगी, अब तो मरने के दिन भी आ 
गये। पूछो, तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें ; अगर ऐसे पापी न होते तो यह वज्र ही 
क्यों गिरता । 


मानी ने फिर भी मुँह न खोला । शायद उसे कुछ सुनाई ही न दिया था । शायद उसे अपने 
अस्तित्व का ज्ञान भी न था । वह टकटकी लगाये खिड़की की ओर ताक रही थी । उस 
अंधकार में उसे जाने क्या सूझ रहा था । 
कानपुर आया । माता ने पूछा - बेटी , कुछ खाओगी ? थोड़ी - सी मिठाई खा लो ; दस कब के 
बज गये । 


मानी ने कहा- अभी तो भूख नहीं है अम्माँ, फिर खा लूंगी । 
माताजी सोई। मानी भी लेटी ; पर चचा की वह सूरत आँखों के सामने खड़ी थी और उनकी 
बातें कानों में गूंज रही थीं - आह ! मैं इतनी नीच हूँ, ऐसी पतित, कि मेरे मर जाने से पृथ्वी 
का भार हल्का हो जायगा ? क्या कहा था , तू अपने माँ - बाप की बेटी है तो फिर मुँह मत । 
दिखाना। न दिखाऊँगी, जिस मुँह पर ऐसी कालिमा लगी हुई है, उसे किसी को दिखाने की 
इच्छा भी नहीं है। 
गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी । मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने आभूषण 
निकालकर उसमें रख दिये। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही । 
उसकी आँखों में गर्व की एक झलक - सी दिखाई दी । उसने तसवीर रख दी और आप- ही - आप 
बोली - नहीं -नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती । तुम देवतुल्य हो , तुमने 
मुझ पर दया की है । मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी । तुमने मुझे उठाकर 
हृदय से लगा लिया ; लेकिन मैं तुम्हें कलंकित न करूँगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है । तुम मेरे लिये 
अनादर , अपमान , निंदा सब सह लोगे; पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूँगी । 
गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी । मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती 
रही कि सारे तारे अदृश्य हो गये और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई 
दिया - ऐसा उज्जवल , ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंककर आँखें बंद कर लीं । 


10 


न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी । दरवाजा खुलने की आहट से माता जी की आँखें खुल 
गयीं । गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी ; मगर बहू का पता न था । वह आँखें मलकर उठ 
बैठीं और पुकारा - बहू ! बहू ! कोई जवाब न मिला । 
उनका हृदय धक- धक करने लगा। ऊपर के बर्थ पर नजर डाली, पेशाबखाने में देखा, बेंचों 
के नीचे देखा , बहू कहीं न थी । तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गयी । बहू का क्या हुआ , यह 
द्वार किसने खोला ? कोई गाड़ी में तो नहीं आया । उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ 
बंद कर दिया और जोर - जोर से रोने लगीं । किससे पूछे ? डाकगाड़ी अब न जाने कितनी देर 
में रूकेगी । कहती थी , बहू मरदानी गाड़ी में बैठे । पर मेरा कहना न माना। कहने लगी , 
अम्माँ जी , आपको सोने की तकलीफ होगी । यही आराम दे गयी ? 


सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई । उसने जोर - जोर से कई बार जंजीर खींची। कई 
मिनट के बाद गाड़ी रूकी। गार्ड आया । पड़ोस के कमरे से दो - चार आदमी और भी आये। 
फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया । नीचे तख्ते को ध्यान से देखा । रक्त का कोई चिह्न 
न था । असबाब की जाँच की । बिस्तर , संदूक , संदुकची, बरतन सब मौजूद थे। ताले भी सब 
बंद थे। कोई चीज गायब न थी । अगर बाहर से कोई आदमी आता, तो चलती गाड़ी से 
जाता कहाँ? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना असंभव था । सब लोग इन लक्षणों से । 
इसी नतीजे पर पहुँचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झाँकने लगी होगी और मुठिया हाथ से 
छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी । गार्ड भला आदमी था । उसने नीचे उतरकर एक मील 
तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया । मानी का कोई निशान न मिला। रात को इससे 
ज्यादा और क्या किया जा सकता था ? माताजी को कुछ लोग आग्रहपूर्वक एक मरदाने 
डिब्बे में ले गये । यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर पड़ें और सबेरे इधर 
उधर दूर तक देख - भाल की जाय । विपत्ति में हम परमुखापेक्षी हो जाते हैं । माताजी कभी 
इसका मुँह देखती , कभी उसका। उनकी याचना से भरी हुई आँखें मानो सबसे कह रही थीं 
कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता ? हाय, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी नहीं मैली 
हुई। कैसे - कैसे साधों और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी । कोई उस दुष्ट वंशीधर 
से जाकर कहता क्यों नहीं - ले तेरी मनोभिलाषा पूरी हो गयी - जो तू चाहता था , वह पूरा 
हो गया । क्या अब भी तेरी छाती नहीं जड़ाती । 


वुद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जाती थी । 


11 


रविवार का दिन था । संध्या समय इंद्रनाथ दो - तीन मित्रों के साथ अपने घर की छत पर 
बैठा हुआ था । आपस में हास - परिहास हो रहा था । मानी का आगमन इस परिहास का 
विषय था । 


एक मित्र बोले - क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या 


सलाह देते हो ? बनायें कहीं घोसला, या यों ही डालियों पर बैठे- बैठे दिन काटें ? पत्र 
पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में कुछ थोड़ा 
ही - सा अंतर है । 
इंद्रनाथ ने मुस्कराकर कहा- यह तो तकदीर का खेल है, भाई, सोलहों आना तकदीर का । 
अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरकतुल्य है , तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नहीं । 
दूसरे मित्र बोले - इतनी आजादी तो भला क्या रहेगी ? 
इंद्रनाथ - इतनी क्या , इसका शतांश भी न रहेगी । अगर तुम रोज सिनेमा देखकर बारह बजे 
लौटना चाहते हो , नौ बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से चार बजे लौटकर ताश 
खेलना चाहते हो , तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख न होगा। और जो हर महीने सूट 
बनवाते हो , तब शायद साल - भर में भी न बनवा सको । 


श्रीमतीजी , तो आज रात की गाड़ी से आ रही हैं ? 
हाँ, मेल से। मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे न? 
यह भी पूछने की बात है ! अब घर कौन जाता है, मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। 
सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया । 


इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा । झट तार खोलकर पढ़ने लगा । एक बार पढ़ते ही उसका हृदय 
धक हो गया , साँस रूक गयी, सिर घूमने लगा । आँखों की रोशनी लुप्त हो गयी, जैसे विश्व 
पर काला परदा पड़ गया हो । उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया ओर दोनों हाथों से 
मुँह ढाँपकर फूट - फूटकर रोने लगा । दोनों मित्रों ने घबड़ाकर तार उठा लिया और उसे पढ़ते 
ही हतबुद्धि - से हो दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया ! 
तार में लिखा था - मानी गाड़ी से कूद पड़ी । उसकी लाश लालपुर से तीन मील पर पायी 
गयी । मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। 
एक मित्र ने कहा -किसी शत्रु ने झूठी खबर न भेज दी हो ? 
दूसरे मित्र बोले - हाँ , कभी-कभी लोग ऐसी शरारतें करते हैं । 
इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उनकी ओर देखा, पर मुँह से कुछ बोले नहीं । 
कई मिनट तीनों आदमी निर्वाक् निस्पंद बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गये और बोले 
मैं इस गाड़ी से जाऊँगा। 


बंबई से नौ बजे रात को गाड़ी छूटती थी । दोनों मित्रों ने चटपट बिस्तर आदि बांधकर 
तैयार कर दिया । एक ने बिस्तर उठाया , दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और 
स्टेशन चले ।निराशा आगे थी , आशा रोती हुई पीछे। 


12 


एक सप्ताह गुजर गया था । लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने 
आकर प्रणाम किया । वंशीधर उसे देखकर चौंक पड़े, उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं , 
उसकी विकृत दशा पर, मानो वीतराग शोक सामने खड़ा हो , मानो कोई हृदय से निकली 
हुई आह मूर्तिमान् हो गयी हो । 


वंशीधर ने पूछा- तुम तो बंबई चले गये थे न ? 
इंद्रनाथ ने जवाब दिया - जी हाँ , आज ही आया हूँ। 
वंशीधर ने तीखे स्वर में कहा - गोकुल को तो तुम ले बीते ! 
इंद्रनाथ ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा- वह मेरे घर पर हैं । 
वंशीधर के उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ गया । बोले - तो यहाँ क्यों नहीं आये ? तुमसे 
कहाँ उसकी भेंट हुई ? क्या बंबई चला गया था ? 
जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गये। 
तो जाकर लिवा लाओ न , जो किया अच्छा किया । 
यह कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया । 
वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पाँव तक देखा- तुम बीमार थे क्या भैया ? चेहरा 
क्यों इतना उतरा है ? 


गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखकर कहा - हाथ - मुँह धो डालो बेटा , गोकुल है तो 
अच्छी तरह ? कहाँ रहा इतने दिन ! तब से सैकड़ों मन्नतें मान डालीं । आया क्यों नहीं ? 


इंद्रनाथ ने हाथ -मुँह धोते हुए कहा - मैंने तो कहा था , चलो , लेकिन डर के मारे नहीं आते । 
और था कहाँ इतने दिन ? 
कहते थे, देहातों में घूमता रहा । 


तो क्या तुम अकेले बंबई से आये हो ? 
जी नहीं , अम्माँ भी आयी हैं। 
गोकुल की माता ने कुछ सकुचाकर पूछा- मानी तो अच्छी तरह है ? 
इंद्रनाथ ने हँसकर कहा- जी हाँ , अब वह बड़े सुख से हैं । संसार के बंधनों से छूट गयीं। 
माता ने अविश्वास करके कहा - चल , नटखट कहीं का ! बेचारी को कोस रहा है, मगर इतनी 
जल्दी बंबई से लौट क्यों आये ? 
इंद्रनाथ ने मुस्कराते हुए कहा - क्या करता ! माताजी का तार बंबई में मिला कि मानी ने 
गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिये । वह लालपुर में पड़ी हुई थी , दौड़ा हुआ आया । वहीं दाह 
क्रिया की । आज घर चला आया । अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए । 


वह और कुछ न कह सका। आँसुओं के वेग ने गला बंद कर दिया । जेब से एक पत्र निकालकर 
माता के सामने रखता हुआ बोला - उसके संदूक में यही पत्र मिला है । 


गोकुल की माता कई मिनट तक मर्माहत - सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही ! शोक और 
उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था । फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी 


स्वामी 


जब यह पत्र आपके हाथों में पहुँचेगा, तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊँगी। मैं बड़ी 
अभागिन हूँ । मेरे लिये संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही 
मिलेगी। मैने सोचकर देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिये मरना ही अच्छा है । मुझ 
पर आपने जो दया की थी , उसके लिये आपको क्या प्रतिदान करूँ ? जीवन में मैंने कभी 
किसी वस्तु की इच्छा नहीं की , परंतु मुझे दु: ख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर न मर 
सकी । मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिये आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी 
रखे। 


माताजी ने पत्र रख दिया और आँखों से आँसू बहने लगे । बरामदेमें वंशीधर निस्पंद खड़े थे 
और जैसे मानी लज्जानत उनके सामने खड़ी थी । 


लेखक परिचय 


प्रेमचन्द का जन्म ३१ जुलाई सन् १८८० को बनारस शहर से चार मील दूर समही गाँव में 
हुआ था । आपके पिता का नाम अजायब राय था । वह डाकखाने में मामूली नौकर के तौर 
पर काम करते थे। आपके पिता ने केवल १५ साल की आयू में आपका विवाह करा दिया । 
विवाह के एक साल बाद ही पिताजी का देहान्त हो गया । अपनी गरीबी से लड़ते हुए 
प्रेमचन्द ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई । जीवन के आरंभ में आप अपने गाँव से दूर 
बनारस पढ़ने के लिए नंगे पाँव जाया करते थे । तेरह वर्ष की उम्र में से ही प्रेमचन्द ने । 
लिखना आरंभ कर दिया था । शुरु में आपने कुछ नाटक लिखेफिर बाद में उर्दू में उपन्यास 
लिखना आरंभ किया । इस तरह आपका साहित्यिक सफर शुरु हुआ जो मरते दम तक साथ 
- साथ रहा । सन् १९३६ ई० में प्रेमचन्द बीमार रहने लगे । अपने इस बीमार काल में ही 
आपने "प्रगतिशील लेखक संघ " की स्थापना में सहयोग दिया । आर्थिक कष्टों तथा इलाज 
ठीक से न कराये जाने के कारण ८ अक्टूबर १९३६ में आपका देहान्त हो गया । और इस 
तरह वह दीप सदा के लिए बुझ गया जिसने अपनी जीवन की बत्ती को कण - कण जलाकर 
भारतीयों का पथ आलोकित किया । 


Ghar Jamai Aur Dhikkar 


Copyright © 2014 by Sai ePublications 


Digital edition produced & published by 

Sai ePublications 


